रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


. 
. 


. 


: 
: 


. 


: 


. 


. 


.. 


. 


- 
: 


।. 


::-. 


. 


I. 


.. 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


JAM 


P 


. 


. 


. 


सामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2573 ] 
No. 2573 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 18 , 2014 / अग्रहायण 27 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18 , 2014 /AGRAHAYANA 27, 1936 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 2014 
का. आ . 3209( अ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् , उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में 
प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं. 1375 , तारीख 27 .05. 2014 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर में विशेष रेल परियोजना, पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध 
और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन प्रतिदिन प्रकाशित समाचार 
पत्रों राष्ट्रीय सहारा तारीख 14 जून, 2014. और हिन्दुस्तान तारीख 14 जून, 2014 को प्रकाशित किया गया था ; 


और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तदानुसार आदेश पारित किए गये हैं , 


और , उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को प्रस्तुत कर दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ 
की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है , कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 


यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्ण रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


4990 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर के लिए कानपुर जिले के भीतर आने वाली भूमि का 

संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम : कानपुर नगर 


क्रम | तालुक का 

नाम 


ग्राम का नाम 


सर्वेक्षण / 
प्लाट सं . 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


क्षेत्रफल 
( हे. में ) 


भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


5 


6 


1 


8 


3 
कानपुर । (1 ) हाथीगांव 


104 


निजी 


कृषि 


नगर 


1040 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


(2 ) फुफवार 


1613 


निजी 


कृषि 


0 .0048 मनुवन पुत्र खनुवन 

ओम प्रकाश पुत्र राम आसरे 

शिव बरन सिंह पुत्र राम आसरे 
0 .0250 | राजा सिंह पुत्र राम आसरे 

राम राज पुत्र राम आसरे 
श्रीमती जहारी पत्नी राम आसरे 
कामक्क्ष कुमार सिह पुत्र महेन्द्र नाथ सिंह 

संजय कुमार सिंह पुत्र कामक्ष कुमार सिंह 
0.0260 

किशोरी देवी पत्नी कामक्क्ष कुमार सिह 
रविन्द्र कुमार सिंह पुत्र राम सिंह 
शान्ती देवी पत्नी बनवारी लाल 

शिववती देवी पत्नी जगन्नाथ 
0 . 4610 

| उमा शंकर पुत्र रामदास 
प्रेम शंकर पुत्र रामदास 
राम शंकर पुत्र रामदास 


754 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


2153 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0.1260 | सिद्ध गोपाल पुत्र शंकर 


अनिल पुत्र श्रीराम 
रंजीत पुत्र श्रीराम 


1607 


0. 3090 


मिन्ज 


विशाल पुत्र श्रीनाथ 


रामकली पुत्र श्रीनाथ 


1607 
मिन्ज 


0. 2990 | छोटेलाल पुत्र मन्नू 


1607 


निजी 


कृषि 


0. 2990 | छोटेलाल पुत्र सुखलाल 


मिन्ज 


1607 


0. 3090 रामसजीवन पुत्र छंगा 


मिन्ज 


1607 


चन्द्रपाल पुत्र कल्लू 
0.3090 | विपिन पुत्र कल्लू 

विमला पत्नी कल्लू 


मिन्ज 


1607 


0.0700 | रामसजीवन पुत्र छंगा 


मिन्ज 


( 3) महराजपुर 


2227 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0.1050 प्रीति देवी पत्नी सतीश कुमार 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 4) हाथीपुर 


1090 


निजी 


कृषि 


0.7070 इकबाल बहादुर सिंह पुत्र सरदार सिंह 


मिन्ज 


1092 
मिन्ज 


। निजी 


कृषि 


0. 8710 


ओम प्रकाश सिंह पुत्र गजराज सिंह 
जयप्रकाश पुत्र गजराज सिंह 
विनोद कुमार पुत्र गजराज 
अशोक कुमार पुत्र गजराज सिंह 
इन्द्रानी पत्नी गजराज सिंह 
उमाकान्ती पत्नी संन्तोष कुमार 


( 5) सुभौली 


407 


निजी 


कृषि 


0.0510 मुन्नालाल पुत्र गरीबे 


मिन्ज 


407 
मिन्ज 


| निजी 


कृषि 


0 . 0410 


| रणधीर सिह पुत्र कल्लू सिंह 
राजेश सिंह पुत्र लाल सिंह 
सुरेश सिंह पुत्र लाल सिंह 
दिनेश सिंह पुत्र लाल सिंह 

महेश सिंह पुत्र लाल सिंह 
0.0410 

विवेक सिंह पुत्र लाल सिंह 
लव सिंह पुत्र लाल सिंह 
कुश सिंह पुत्र लाल सिंह 
रामजानकी पत्नी लाल सिंह 
गुलाब सिंह पुत्र कल्लू सिंह 

रामसजीवन पुत्र छेदू 
0 . 3380 | रामसेवक पुत्र छेदू 

रामसजीवन पुत्र छेदू 

कालीदीन पुत्र भोगिल 
0.1640 

अरविन्द कुमार पुत्र भोगिल 

करूणेश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र रामशंकर त्रिपाठी 
0.0100 

अविनाश शुक्ला पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला 


( 6 ) टिकरिया 


130 


निजी 


कृषि 


130 


निजी 


कृषि 


( 7 ) नगवाँ 


907 
मिन्ज 


निजी 


( 8) पटेहुरी 


निजी । 


0. 2460 छोटेलाल पाल पुत्र ब्रहमदीन 


142 
मिन्ज 
603 
मिन्ज 


( 9 ) सेन 
पश्चिम पारा 


निजी 


0. 1130 


राकेश पुत्र इन्द्रपाल व कलावती पत्नी इन्द्रपाल 
रामस्वरूप मुन्नालाल पुत्रगण किशोरी 
रामकिशोर पुत्र प्रवेश नरायण 
विद्या प्रसाद पुत्र प्रवेश नरायण 


( 10) सनिगवां 


1388 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 . 2630 


( 11 ) सचेड़ी 


सदन लाल पुत्र पुत्तन लाल 


1398 


निजी 


कृषि 


0 .0125 


आन्नद प्रकाश पुत्र पुत्तन लाल 


( 12 ) कटरा 
धनश्याम 


662 
मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0.0820 बनवारी लाल जैन पुत्र फूलचन्द्र जैन 


( 13) रामपुर 
भीमसेर 


तुलसी देव नरायण पुत्र सुखदेव व सीताराम, 
छोटेलाल, रामबाबू पुत्रगण पुशु व मेहराजा पत्नी 


536 


निजी 


0 .0310 


पुशु 


537 


निजी 


कृषि 


0.0200 


लवकुश, बासदेव, किशनदेव पुत्रगण पुत्तीलाल व 
महावीर पुत्र राजाराम व विनय प्रताप पुत्र वासुदेव 


540 


निजी 


कृषि 


0. 0357 राजकुमार पुत्र इन्द्रनरायण 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


1093 
मिन्ज 


निजी 


0 .2770 


541 


सरकारी 


। 


रामसजीवन, गिरजा शंकर, विरेन्द्र, शिव शंकर 
कृषि 

पुत्र कुन्दनलाल व विकास पुत्र हरी शंकर व 

शिवदेवी पत्नी हरी शंकर 
te ga 0.0672 UTH 3Tad af 
[91. Pİ. 2013 / 541. .921. / 12 / 7 / fre of Dietet / 547] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th December, 2014 
S .O . 3209 (E ). — Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), S .O . Number 1375 , dated 27th May , 2014 in Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section ( ii ) 
Published on dated 27th May , 2014 (hereinafter referred to as the said notification ) under Sub -section (1) of 
Section 20 ( A ) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution , 
maintenance , management and operation of special railway project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District 
Kanpur Nagar, in the State of Uttar Pradesh . 

And , Whereas , the substance of the said notification was published in the Newspapers Rashtriya Sahara dated 
14th June , 2014 and Hindustan dated 14th June, 2014 under sub -section (4 ) of Section 20A of the said Act ; 

And , whereas no number of objections were received and accordingly orders have been passed . 

And , whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government. 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of Section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;. 

And , further , in pursuance of sub -section (2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the Schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Kanpur, in the 

State of Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor. 
Name of District : Kanpur Nagar 


S . 


NAME 

OF 
TALUK 


NAME OF 
VILLAGE 


PLOT/ 
SURVEY 
NO . 


TYPE OF 
LAND 


NATURE 
OF LAND 


AREA 
(Ha) 


NAME OF LAND 
HOLDER / INTRESTED 

PERSON 


No. 


( 1) 


(3) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 8 ) 


( 1) Hathigaon 


104 


Private 


Kanpur 
Nagar 


Agriculture 0 .0048 MANUWAN S /O KHAMUWAN 

BHOLA S /O BORA 
OM PRAKASH S /O RAM ASRE 

SHIV BARAN SINGH S /O RAM 
Agriculture 

0 .0250 

ASRE 
RAJA SINGH S / O RAM ASRE 


Private 


1040 
Minz 


RAM RAJ S /O RAM ASRE 
SMT. JAHARI W /O RAM ASRE 


[ 911 II - UUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) Phufwaar 


KAMAKSHA KUMAR SINGH 
S /O MAHENDRA NATH SINGH 


SANJAY KUMAR SINGH S /O 
KAMAKSHA KUMAR SINGH 


Private 


Agriculture 


1613 


0 .0260 


KISHORI DEVI W / O 
KAMAKSHA KUMAR SINGH 


RAVINDRA KUMAR SINGH S / O 
RAM SINGH 


SHANTI DEVI W /O BANWARI 


LAL 


DEVI 


W /O 


SHIV VATI 
JAGAGANATH 


754 


Private 


Agriculture 


0.4610 


Minz 


UMA SHANKER S / O RAM DAS 


PREM SHANKER S /O RAM DAS 


RAM SHANKER S / O RAM DAS 


2153 


Private 


Agriculture 


0. 1260 SIDH GOPAL S/O SHANKER 


Minz 


ANIL S / O SRIRAM 


1607 


RANJEET S /O SRIRAM 


Private 


Agriculture 


0 . 3090 


Minz 


VISHAL S /O SRIRAM 


RAMKALI W / O SRIRAM 


1607 


Private 


Agriculture 


0.2990 CHOTTE LAL S/O MANNU 


Minz 


1607 


Private 


Agriculture 


0.2990 CHOTTE LAL S/O SHUKH LAL 


Minz 


1607 


Private 


Agriculture 


0. 3090 RAMSAJEEVAN SIO CHHANGA 


Minz 


1607 
Minz 


Private 


Agriculture 


0.3090 


CHANDRAPAL S /O KALLU 
VIPIN SIO KALLU 
VIMLA W / O KALLU 


Private 


Agriculture 


0.0700 RAMSAJEEVAN S/O CHHANGA 


(3 ) Maharajpur 


1607 
Minz 
2227 
Minz 

1090 
Minz 


Private 


Agriculture 


0. 1050 


( 4 ) Hathipur 


Private 


Agriculture 


0 .7070 


PREETI DEVI W /O SATISH 
KUMAR 
IQBAL BAHADUR SINGH S /O 
SARDAR SINGH 
OM PRAKASH SINGH S / O 
GAJRAJ SINGH 
JAI PRAKASH S /O GAJRAJ 
SINGH 
VINOD KUMAR SO GAJRAJ 
SINGH 
ASHOK KUMAR S/O GAJRAJ 
SINGH 
INDRANI W /O GAJRAJ SINGH 
UMAKANTI W /O SANTOSH 
KUMAR 


1092 
Minz 


Private 


Agriculture 


0 . 8710 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


( 5 ) Subhauli 


407 
Minz 


Private 


| Agriculture 


0.0510 


MUNNA LAL S /O GARIBEY 


RANDHEER SINGH S /O KALOO 
SINGH 
RAJESH SINGH S /O LAL SINGH 
SURESH SINGH S /O LAL SINGH 
DINESH SINGH S / O LAL SINGH 
MAHESH SINGH S /O LAL 
SINGH 


407 
Minz 


Private 


Agriculture 


0 .0410 


VIVEK SINGH S /O LAL SINGH 


LUV SINGH S / O LAL SINGH 


KUSH SINGH S / O LAL SINGH 


RAM JANKI W /O LAL SINGH 
GULAB SINGH S/O KALOO 
SINGH 


(6 ) Tikariya 


130 


Private 


Agriculture 


RAMJEEVAN S / O CHHEDU 
0.3380 RAMSEVAK SIO CHHEDU 

RAMSAJEEVAN S /O CHHEDU 

KALIDEEN S / O BHOGIL 
0. 1640 

ARVIND KUMAR S /O BHOGIL 


130 


Private 


Agriculture 


( 7) Nagwan 


KARUNESH 

CHANDRA 
TRIPATHI S /O RAMSHANKER 
TRIPATHI 


907 
Minz 


Private 


Agriculture 


0 .0100 


AVINASH SHUKLA S / O 
RAJENDRA PRASAD SHUKLA 


(8 ) Patehuri 


142 
Minz 


Private 


PAL 


CHOTTE LAL 
BRAHMADEEN 


Agriculture 


0 . 2460 


S /O 


(9 ) Sen Paschim 

Para 


RAKESH , MUKESH S /O 
INDRAPAL AND KALAWATI 
W / O INDRAPAL 


603 


Private 


Agriculture 


0 .1130 


Minz 


RAM SWARUP , MUNNILAL S / O 
KISHORI 


(10 ) Sanigwan 


RAM KISHORE S /O PRAVESH 
NARAYAN 


1388 


Private 


Agriculture 


0 . 2630 


Minz 


VIDYA PRASAD S /O PRAVESH 
NARAYAN 


(11) Sachendi 


1398 


Private 


Agriculture 


0.0125 


SADAN LAL S /O PUTTAN LAL 
ANAND PRAKASH S/O PUTTAN 
LAL 


662 


S / O 


( 12 ) Katra 

Ghanshyam 


Private 


Agriculture 


0.0820 


BANWARI LAL JAIN 
PHOOL CHAND JAIN 


Minz 


( 13) Rampur 

Bhimsen 


536 


Private 


Agriculture | 0 .0310 


TULSI, DEVNARAYAN S / O 
SUKHDEV AND SITARAM , 
CHOTELAL , RAMBABU S / O 
AND PUSU AND MEHRAJA W / O 
PUSU 


537 


Private 


Agriculture 


0 .0200 


LUVKUSH , 

BASUDEV , 
KRISHNADEV S /O PUTTILAL 
AND MAHAVEER S /O 
RAJARAM AND VINAY 
PRATAP S / O BASUDEV 
RAJKUMAR S/O INDRA 
NARAYAN 


540 


Private 


Agriculture 


0.0357 


[ 971 II - UUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1093 


Private 


Agriculture 


0 . 2770 


RAMSAJEEVAN , GIRIJA 
SHANKER , VIRENDRA , SHIV 
SHANKER S /O KUNDAN LAL 
AND VIKASH S / O HARI 
SHANKER AND SHIVDEVI W / O 
HARI SHANKER 


Minz 


541 


Government 


ABADI 


0.0672 GRAM KI ABADI 


[F . No . 2013/LML/ 12/7/Eastern Corridor/547 ] 


ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities-I) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


